निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 चैत्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 229) पटना , सोमवार, 21 मार्च 2016 


निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

29 जनवरी 2016 
सं0 11 / नई उत्पाद नीति - 01 - 03 / 2015 - 405 - बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम 1947 , (बिहार 
अधिनियम - VI, 1947) की धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार छोआ 
(नियंत्रण ) नियमावली, 1955 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

बिहार छोआ (नियंत्रण ) नियमावली , 1955 के नियम 3 के उप नियम ( च ) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम 
( च 1 ) रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा : 

"( फ 1): बिहार राज्य में स्थापित सभी चीनी मिलों से छोआ के सम्पूर्ण उत्पादित मात्रा की सूचना 
प्रपत्र - एम0एफ0 - 3 में प्राप्त होने पर छोआ नियंत्रक छोआ के कुल उत्पादन की गणना करेंगे । 

राज्य के सभी चीनी मिलों में कुल छोआ उत्पादन इथनॉल हेतु सुरक्षित रखा जाएगा । " । 
यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

के0के0 पाठक , 
प्रधान सचिव । 


29 जनवरी 2016 
सं0 11 / नई उत्पाद नीति - 01 - 03 / 2015 - 405 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत – संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड - 3 के अधीन उक्त 
नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

के0के0 पाठक , 
प्रधान सचिव । 


ER TOE ( 3FITETU ) , 21 - 


2016 


The 29th January 2016 
No. 11/New Excise Policy-01 -03 /2015 -405 — In exercise of the powers conferred under 
Section 13 of The Bihar Molasses (Control) Act, 1947 ( Bihar Act- VI of 1947 ) the Governor of 
Bihar is pleased to make the following amendment in The Bihar Molasses (Control) Rules, 1955 . 

In The Bihar Molasses (Control) Rules , 1955 the following sub rule (F1) shall be added 
after sub rule (f) of Rule 3 . 

" ( F 1) After receipt of report in form MF 3 from all the Sugar Factories situated in Bihar , 
the controller of Molasses will calculate the total production of Molasses in each Sugar Factory 
established in the State . 

Entire stock of Molasses shall be kept reserved for the production of ethanol. 

This notification shall come into force with effect from the date of its publication in 
Official Gazette . 

By order of the Governor of Bihar, 

K . K . PATHAK , 
Principal Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT (3RITETUT ) 229 -571 + 500 - Etoctonton 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


